SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण, 1940 ( श० ) 
31 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 748 


राँची, मंगलवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2018 


संख्या-5/ आरोप -1-141 /2017- 1051 ( HRMS)-- श्री गिरिजानंद किस्कू , झा०प्र०से०, सम्प्रति 
निलंबित के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं : 


| SI. 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective 

Date 


No . 


( G. P. F. No. ) 


1 


GIRIJANAND 

KISKU 


| श्री गिरिजानंद किस्कू, झा०प्र०से०, सम्प्रति -निलंबित को 

| निलंबन से मुक्त किया जाता है. 
(JHK/JAS/273 ) 


24/07/ 2018 


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , थाना- धनबाद कांड सं0- 27/17 के अभियुक्त श्री गिरिजानंद किस्कू, 
झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा को 50, 000 / - रूपये रिश्वत लेते हुए 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 31 अगस्त , 2018 
गिरफ्तार किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं- 10305 , दिनांक 5 अक्टूबर , 2017 द्वारा 
दिनांक 19 सितम्बर , 2017 के प्रभाव से न्यायिक हिरासत की अवधि के लिए निलंबित किया गया है . 


2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद विभाग में योगदान दिए जाने की तिथि 22 नवम्बर, 2017 के 
प्रभाव से विभागीय आदेश सं० - 12012, दिनांक 8 दिसम्बर , 2017 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया है . 
3. चूँकि श्री किस्कू के विरुद्ध दर्ज उक्त काण्ड में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है. अतः मामले 
के समीक्षोपरांत इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 748 -- 50 


